निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 पौष 1930 ( श ) 
पटना, मंगलवार 23 दिसम्बर 2008 


( सं० पटना 581 ) 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


कार्यालय - आदेश 

22 दिसम्बर 2008 
सं0 - 15 / सं0 - 01 - 09 / 04का010108 — माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 सं0109 / 2002 में 
दिनांक 10.05.2002 को पारित आदेश एवं वित्त विभाग के पारित सं0 8826, दिनांक - 20.12.2000 में निहित प्रावधानों 
के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या - 01 / 93 के निम्नांकित सफल एवं अनुशंसित उम्मीदवार 
को उनके नाम के सामने कालम - 6 में अंकित आदेश द्वारा सहायक संयुक्त संवर्ग के अन्तर्गत सहायक के रिक्त 
पदों के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान 3050 - 75 - 3950 - 80 - 4590 में नियुक्त किया गया है । 


पता 


मेघा क्रमांक | आरक्षण कोटि 


क्र0 | नाम , अनुक्रमांक , पिता का 
स० 

नाम, जन्मतिथि 


नियुक्ति आदेश 

सं0 एवं तिथि 
(नियुक्ति क्रमांक ) 
836 / 14.10.04 
( क्र0 - 13) 


| 3501 


श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह 

299006 
पिता - श्री महेश्वर प्रसाद 

सिंह 
जन्मतिथि - 01. 08. 1967 


ग्राम + पो0 - बढौना 
भाया - हवेली खड़गपुर 

जिला -मुंगेर 
पिनकोड - 811213 


2. वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति से विज्ञापन संख्या - 01 / 93 के उम्मीदवारों, जिनकी नियुक्ति 
विभिन्न न्यायादेशों / संशोधित अनुशंसा के आधार पर वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8826 , दिनांक - 20.12. 2000 के 
आलोक में सहायक संयुक्त संवर्ग के अन्तर्गत सहायक के रिक्त पदों के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर की 
गयी है, उन्हें तत्कालीन प्रभाव से एक समव्यवहार में सहायक के पद पर नियुक्त किये जाने एवं वित्त विभाग के 
परिपत्र संख्या - 8826 दिनांक - 20.12.2000 को इस हद तक शिथिल किये जाने का निर्णय कार्मिक एवं प्रशासनिक 
सुधार विभाग के आदेश ज्ञापांक - 2595 दिनांक - 12. 09.2006 द्वारा संसुचित किया गया है । 

3. तदनुसार विज्ञापन संख्या - 01 / 93 के उक्त 01 (एक) अभ्यर्थी की बिहार सचिवालय सेवा ( तत्कालीन 
सहायक संयुक्त संवर्ग) के अन्तर्गत सहायक के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान 
3050 -75 - 3950 - 80 - 4590 में की गयी नियुक्ति संबंधी कंडिका - 6 में अंकित आदेश को आंशिक रूप से संशोधित 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 23 दिसम्बर 2008 


करते हुए उन्हें परीक्ष्यमान रूप से सहायक के पद पर वेतनमान 5500 - 175 - 9000 ( अपुनरीक्षित ) में नियुक्त किया 
जाता है । उक्त नियुक्ति आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 581-571 + 50 - डी0टी0पी0 । 


